सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


15 कार्तिक, 1937 ( श०) 


संख्या 594 राँची , शुक्रवार 


6 नवम्बर , 2015 ( ई० ) 


श्रम , नियोजन , प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग 


- - - - - - - - - 


अधिसूचना 

4 नवम्बर, 2015 
एस० ओ०. 74- 19 5 0 . भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार ( नियोजन एवं सेवा शर्त विनियमन ) 
अधिनियम, १९९६ सह पठित भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार ( नियोजन एवं सेवाशर्त विनियमन ) 
झारखंड नियमावली, २००६ के प्रयोजनार्थ तथा झारखंडभवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की 
दिनांक 14 अगस्त , 2015 को आहूत बैठक में लिए गए निर्णय एवं प्राप्त अनुशंसा के आलोक में झारखंड 
राज्यपाल राज्य में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के निबंधित लाभुक श्रमिकों के हित में 
सरस्वती योजना में संशोधन करते हुए आवेदन के समय बालिका के माता पिता के झारखंड राज्य के निवासी 
होने , संबन्धित ग्राम अथवा वार्ड में निवासरत रहने की अर्हता को विलोपित करतें हैं । 
( संख्या- ०२ / श्रमा०का०( BaWAct . ०८ / २०१४ श्र०नि०.१९५० रांची दिनांक ०४. ११. २०१५ ) 

झारखंड राज्यपाल के आदेश से , 


ह०/ - ( अस्पष्ट ) 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 5 94 – 50 + 500 | 


